रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 96 


सत्यममजपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( i ) 
PART II —— Section 3 – Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 51 ] 
No. 511 


नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 7 , 1997 / माघ 18, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 7, 1997/MAGHA 18 , 1918 


- - -- - - - - - 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1997 

. सं . 3 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा. का. नि . 63 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5 क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की . 
अधिसूचना सं. 8/ 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के नीचेविनिर्दिष्ट शर्तों में , मद सं. ( 15 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा , अर्थात् :--- 
" ( 15 ) यदि , 
(i ) लेखन और मुद्रण कागज का प्रदाय , 

( क ) किसी राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम/ बोर्ड द्वारा , या ऐसे राज्यों में जहां राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम / बोर्ड नहीं है, किसी ऐसे 
अधिकारी जो संबद्ध राज्य सरकार में उप - सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो , द्वारा ; या 

( ख ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर द्वारा ; विनिर्माता को किए गए क्रय आदेश पर ऐसे कारखाने से सीधा किया जाता है; और 

( ii ) उक्त निगम/ बोर्ड या संबद्ध राज्य सरकार का उक्त अधिकारी या उक्त राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिसर क्रय आदेश में ये घोषणा 
करता है कि कागज का उपयोग शैक्षिक पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिए किया जायेगा : 

परंतु यदि पूर्वोक्त पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण की प्रक्रिया में उदभूत उपशिष्ट ऐसी पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण में आगे उपयोग योग्य नहीं है, तो उसका 
उपयोग शुल्क का संदाय किए बिमा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा । " । 


[ फा , सं . 354/7 / 97 - टी. आर.यू . ] 

राजीव तलवार, अवर सचिव 


314GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (i) ] 


टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना सं. 8/ 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई , 1996 ( सा . का. नि . 
306 ( अ ) तारीख 23 जुलाई, 1996 ] द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं से संशोधित की गई : -- 

( क ) अधिसूचना सं. 24 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 31 जुलाई , 1996 

[ सा. का . नि . 339 ( अ ) , तारीख 31 जुलाई, 1996]; 
( ख ) अधिसूचना सं. 25 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 31 अगस्त , 1996 

[ सा. का. नि . 395 ( अ ) , तारीख 31 अगस्त, 1996 ]; 
( ग ) अधिसूचना सं. 26 /96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 3 सितम्बर, 1996 

[ सा. का . नि . 400 ( अ ), तारीख 3 सितम्बर , 1996] ; 


( घ ) अधिसूचना सं. 28 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 11 सितम्बर, 1996 

[ सा . का. नि . 413 ( अ ), तारीख 11 सितम्बर, 1996 ] ; 
( ङ) अधिसूचना सं . 29/ 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 12 सितम्बर, 1996 

[ सा . का . नि . 419 ( अ ), तारीख 12 सितम्बर, 1996 ] ; 
( च ) अधिसूचना सं. 32/96- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 26 नवम्बर, 1996 

__ [ सा . का. नि . 544 ( अ ) , तारीख 26 नवम्बर, 1996 ] ; 
( छ ) अधिसूचना सं . 33 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 16 दिसम्बर, 1996 

[ सा . का . नि. 570 ( अ ), तारीख 16 दिसम्बर , 1996 ] ; 
( ज ) अधिसूचना सं . 2/ 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 27 जनवरी , 1997 

[ सा . का . नि. 35 ( अ ) , तारीख 27 जनवरी, 1997 ] । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th February , 1997 

___ No. 3/ 97 - Central Excise 
G . S . R . 63( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 
( 1 of 1944 ) , the Central Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Rev 
enue) No . 8/ 96- Central Excise , dated the 23rd July , 1996, namely : 

In the Conditions below the said notification, for Item No . ( 15 ), the following shall be substituted, namely : 
" (15 ) If, 

( a ) the writing and printing paper is supplied directly from such factory against a purchase order placed upon the 
manufacturer, 

( 1 ) by a State Textbook Publication Corporation /Board , or in the case of States which do not have a State Textbook 
Publication Corporation /Board , by an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the State Government concerned ; or 

( 2 ) by the National Council for Educational Research and Training , and 

(b ) the said Corporation /Board or the said oflicer of the State Government concerned or the said National Council for 
Educational Research and Training , as the case may be , declares in the purchase order that the paper shall be used for the 
printing of educational textbooks. 

Provided that the waste arising in the process of printing of the aforesaid textbooks, if not further usable in the printing 
of such textbooks, may be used for any other purpose without payment of duty ." . 


[ F. No. 354 / 7/ 97 -TRU] 
RAJIV TALWAR, Under Secy . 


[ 471 II - TEUS 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 8 / 96 - Central 
Excises , dated the 23rd July, 1996 (G . S .R . 306 (E ) , dated the 23rd July, 1996 ] and subsequently amended by 

(a ) Notification No. 24 / 96 -Central Excises, dated the 31st July , 1996 [G . S.R. No. 339(E ), dated the 31st July , 1996 ); 
(b ) Notification No. 25 / 96 - Central Excises , dated the 31st August, 1996 (G .S. R. No. 395 (E ), dated the 31st August, 1996 ); 
(c) Notification No . 26 / 96 - Central Excises , dated the 3rd September , 1996 [G . S.R . No. 400 (E ), dated the 3rd September, 

1996 ); 
(d) Notification No. 28 /96 -Central Excises, dated the 11th September, 1996 [G .S.R. No. 413(E ), dated the 11th September , 

1996 ) ; 
(e ) Notification No. 29 / 96 - Central Exciscs, dated the 12th September , 1996 [G . S .R No. 419( E ), dated the 12th September, 

1996 ]; 
(f) Notification No. 32 / 96 - Central Excises, dated the 26th November , 1996 [G .S .R . No. 544 (E ), dated the 26th November, 

1996 ); 
(g ) Notification No. 33/ % - Central Excises , dated the 16th December, 1996 ( G . S. R . No. 570 (E ), dated the 16th December, 

1996 ); 
(h )Notification No. 2 /97- Central Excises,datod the 27th January, 1997 [G .S.R . No. 35 (E), dated the 27th January , 1997). 


Printed by the Managor , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by tho Controller of Publications, Dolhi - 110054 - - 1997 


